निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र 1931 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 2 अप्रील 2009 


( सं0 पटना 99) 


सहकारिता विभाग 


- 


- - 


अधिसूचना 

26 फरवरी 2009 
सं0 7 / सह. वि.मं .- 20 / 07 – 349 –माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग - सह - अध्यक्ष, विभागीय परामर्शदातृ 
समिति द्वारा श्री विजय कुमार शर्मा, तत्कालीन संयुक्त सचिव , सहकारिता विभाग - सह - सचिव, विभागीय 
परामर्शदातृ समिति के स्थान पर श्री जयनरायण सिंह, संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग को अगले आदेश तक के 
लिए सचिव, विभागीय परामर्शदातृ समिति मनोनीत किया जाता है । 

2. एतद् विषय पर पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2258 दिनांक 02 / 06 / 2008 को इस हद 
तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार वर्मा, 
सरकार के अवर सचिव । 


यप 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 99 - 571 + 10- डी0टी0पी0 । 


